निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 681) पटना , शुक्रवार , 19 अगस्त 2016 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

2 अगस्त 2016 
सं० वि०स०वि० - 21/ 2016 - 3457/वि०स० - बिहार लोकायुक्त ( संशोधन ) विधेयक, 2016 ", जो बिहार 


विधान - सभा में दिनांक 02 अगस्त , 2016 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 


नियमावली के नियम - 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 


अधयक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव , 
बिहार विधान - सभा। 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 अगस्त 2016 
बिहार लोकायुक्त (संशोधन ) विधेयक , 2016 

[वि०स०वि० - 12 / 2016] 
बिहार लोकायुक्त अधिनियम , 2011 (बिहार अधिनियम 22 , 2011 ) में संशोधन करने हेतु विधेयक 

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और आरंभ | - (1) यह अधिनियम बिहार लोकायुक्त (संशोधन ) अधिनियम , 
2016 कहा जा सकेगा । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 

2. बिहार अधिनियम 22, 2011 की धारा - 5 का संशोधन | – उक्त अधिनियम की धारा - 5 में परन्तुक 
के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा : - 

" अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के अध्यधीन, अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल की 

समाप्ति के उपरांत भी , अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक, अपने पद पर बने रह सकेंगे । " 


उद्देश्य एवं हेतु 
बिहार लोकायुक्त अधिनियम , 2011 के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन , 
" चयन समिति द्वारा किया जाता है । चयन समिति में विधान परिषद् के माननीय सभापति , विधान सभा के माननीय 
अध्यक्ष, वर्तमान लोकायुक्त के अध्यक्ष के साथ - साथ पटना उच्च न्यायालय के कार्यरत माननीय न्यायाधीश सदस्य होते 
हैं । चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पदों पर योग्य अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का 
पैनल तैयार करने के लिए " खोजबीन समिति " का गठन करती है । " खोजबीन समिति " इसके लिए विज्ञापन के 
माध्यम से नाम निर्देशन आमंत्रण करती है एवं भिन्न - भिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए रिक्त पदों के लिए पैनल तैयार 
किया जाता है । " खोजबीन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से चयन समिति अंतिम रूप से अध्यक्ष एवं सदस्य की 
नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती है । यह पूरी प्रक्रिया समय साध्य होती है । लोकायुक्त के सदस्य के दो रिक्त पदों 
पर नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2014 में आरंभ की गयी थी एवं कतिपय कारणों से अंतिम रूप से नियुक्ति एवं शपथ ग्रहण 
वर्ष 2016 में सम्पन्न हुआ । लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों का रिक्त रहना लोकायुक्त संस्था में चल रही 
कार्रवाई को एवं उसकी निरंतरता को बाधित करता है । आवश्यक है कि लोकायुक्त जैसी महत्वपूर्ण संस्था के अध्यक्ष 
एवं सदस्यों के पद रिक्त नहीं रहे ताकि राज्य की जनता को उपलब्ध कराने वाले न्याय की प्रक्रिया की निरंतरता बनी 
रहे । बिहार लोकायुक्त अधिनियम , 2011 की धारा - 5 के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों का 
कार्यकाल 5 वर्षों का है एवं उम्र की अधिकतम सीमा 70 वर्ष निर्धारित है । अधिनियम की धारा - 5 में आवश्यक संशोधन 
किया जाना उद्देश्य पूर्ण एवं समीचीन है । लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य , अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र 
सीमा के अध्यधीन, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने की तिथि तक अपने पद पर बने रहें , इस उद्देश्य से 
लोकायुक्त ( संशोधन ) विधेयक , 2016 लाया जा रहा है । यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा जिसे अधिनियमित 
कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है । 

( नीतीश कुमार ) 
भार साधक सदस्य । 


पटना 
दिनांक 02 . 08 . 2016 


सचिव, 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 681-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


